रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/0009/ 2003-05 


REGD. No. G - 3 / DL ( N )-04/ 0009/ 2003-05 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


- 


दिल्ली 


राजपत्र 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 5 


दिल्ली, अप्रैल 24 अप्रैल 30 , 2015, बृहस्पतिवार/ वैशाख 4 बैशाख 19 , 1937 
DELHI, APRIL 24 - APRIL 30 , 2015 , THURSDAYNAISAKHA 4 - VAISAKHA 19 , 1937 


[ रा.रा.रा. 

थे दि सं . 14 
IN.C.T.D. No. 14 


No. S. 


TT II - I 

PART II - I 
न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश , उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग 

की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicialand Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications 
and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

अधिसूचनाएं 


दिल्ली , 31 मई , 2014 


सं . 309/ स्था ./ ई-2/डी.एच.सी.- इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 515/ स्था ./ ई-2/ डी.एच.सी दिनांक 01.04.2013 में आंशिक 
आशोधन द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं : 


क्र.सं. 


टिप्पणियाँ 


पद जिस पर नियुक्ति की गई है 


अधिकारी का नाम एवं 
धारित पद 


1 . 


न्यायिक सहायक 


श्री सुधीर सचदेवा , वरिष्ठ रु. 15600-39100 के वेतन बैंड दिनांक 22.03.2013 से कल्पित बिना किसी पिछले 

वेतन के तथा वास्तविक दिनांक 21.05.2014 से 
में रु. 6600/ - के ग्रेड वेतन सहित 
अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी 

आगामी आदेशों तक , 75 % परीक्षा कोटा के अंतर्गत 
( न्यायिक ) 

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) के एक रिक्त पद के 
प्रति । 


नोट : 1. अधिसूचना सं. 515/स्थापना/ई -2/डी.एच.सी . दिनांक 01.04.2013 के द्वारा नियुक्त श्री विनीत कुमार गर्ग, अस्थायी 

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) की वरिष्टता दिनांक 22.03.2013 से श्री सुधीर सचदेवा , प्रशासनिक अधिकारी ( न्यायिक ) के 
नीचे रहेगी । 


1924 DG/ 2015 


(17) 


- 


18 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: APRIL 30 , 2015 / VAISAKHA 10 , 1937 


[ PART II-I ] 


2. उपरोक्त अधिकारी दिनांक 21.05.2014 से प्रारम्भिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए इस स्पष्ट अनुबंध के साथ परिवीक्षा 

पर होगे कि परिवीक्षा काल की समाप्ति स्वत : स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी या समझी जाएगी । 
3. उपरोक्त नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में लम्बित सिविल अपील संख्या 5838/2012 शीर्षक “के.के. शर्मा बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय व अन्य " एवं सिविल अपील संख्या 5839/2012 शीर्षक " अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व अन्य " के 
परिणाम के अध्यधीन होगी । 


HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI 

NOTIFICATIONS 


7 


Delhi, the 31st May , 2014 
No. 309 /Estt./ E - 2 /DHC . - In partial modification of this Court s Notification No. 515 / Estt./E2/DHC dated 
01.04.2013 , Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the Establishment of this 
Court : 


S.No. Nameof the Official & Post held 


Post to which appointed 


Remarks 


1 . 


Mr. Sudhir Sachdeva, 
Senior Judicial Assistant 


Temporary Administrative 

Notionally w.e.f. 22.03.2013 without 
Officer ( Judicial) in the Pay any back wages and actually w.e.f. 

Band . of ₹ 15600-39100 plus 21.05.2014 till further orders against a 
Grade 

pay of ₹ 6600 / -. 

vacant post of Administrative Officer 
(Judiciai) under 75 % Tosi quota . 


Note : 


1. The seniority of Mr. Vineet Kumar Garg appointed as temporary Administrative Officer (Judicial ) vide 

Notification No. 5 ! S/ Estt./E2 /DHC dated 01.04.2013 w.e.f. 22.03.2013 shall be below Mr. Sudhir Sachdeva , 

Admn. Officer ( Judl.). 
2. The above officer shall be on probation w.e.f. 21.05.2014 initially for a period of one year with a clear 

stipulation that expiry of the probation period shall not result in automatic or deemed confirmation . 
3. The above appointment shall be subject to the outcome of the Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K. 

Sharma Vs. High Court of Delhi & Ors." and Civil Appeal No. 5839/2012 titled " Ashok Kumar Verma vs. 
Atul Kumar Sharma & Ors." pending in the Supreme Court of India . 


1 


दिल्ली , 1 नवम्बर, 2014 
सं . 498/ स्था ./ई-2/डी.एच.सी.- इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 216/ स्थापना/ ई-1 /डी.एच.सी. दिनांक 08.06.2009 की 
निरंतरता और इस न्यायालय के कार्यालयी आदेश सं. 605/स्थापना/ ई-2/डी.एच.सी. दिनांक 05.06.2010 के अधिक्रमण एवं रिट 
याचिका (सिविल ) संख्या 574/2013 शीर्षक "मंजू खन्ना बनाम महानिबंधक, दिल्ली उच्च न्यायालय " में पारित आदेश दिनांक 
25.08.2014 के क्रियान्वयन में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं : 
क्र.सं. अधिकारी का नाम एवं पद जिस पर नियुक्ति की गई है 

टिप्पणियाँ 
धारित पद 
1 . सुश्री मंजू खन्ना , वरिष्ठ रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में दिनांक 04.06.2010 से 19.12.2010 तक उस समय 

रु. 6600/- के ग्रेड वेतन सहित उपलब्ध कोर्ट मास्टर के रिक्त पद के प्रति । 
अस्थायी कोर्ट मास्टर । 

दिनांक 20.12.2010 से 31.08.2014 तक उस समय 
के लिए निर्मित कोर्ट मास्टर के अधिसंख्य पद के प्रति । 


न्यायिक सहायक 


रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में | दिनांक 01.09.2014 से प्रशासनिक अधिकारी 
रु. 6600/- के ग्रेड वेतन सहित 

( न्यायिक ) के पद के प्रति जो सुश्री ईला शर्मा, प्रशासनिक 

अधिकारी ( न्यायिक) के दिनांक 31.08.2014 को 
अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी 

सेवानिवृत्त होने पर रिक्त हुआ है । 
( न्यायिक ) । 


नोट : 1. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 04.06.2010 से अधिसूचना सं.216/ स्था /इ-1/डीएचसी दिनांक 08.06.2009 में वर्णित 

शर्त के अध्यधीन होगी जिसके द्वारा उन्हें दिनांक 05.06.2009 से स्थानापन्न कोर्ट मास्टर नियुक्त किया गया था । 


- 


PART 11-1 ] 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 30, 2015/ VAISAKHA 10, 1937 


19 


2. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 01.09.2014 से प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर इस अनुबंध 

के साथ होगी कि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वत : स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 
3. सुश्री मंजू खन्ना को वरिष्टता दिनांक 05.06.2009 से दी गई है, जबसे उन्हें स्थानापन्न कोर्ट मास्टर के रूप में प्रारम्भिक नियुक्त 

किया गया था । 
4. सुश्री मंजू खन्ना को रिट याचिका(सिविल ) संख्या 574/2013 शीर्षक "मंजू खन्ना बनाम महानिबंधक, दिल्ली उच्च न्यायालय में 

पारित आदेशों दिनांक 25.08.2014 के , जिसमे उन्हें पूर्ण प्रत्यास्थापन के निर्देश दिये गए थे, के अनुसार दिनांक 04.06.2010 
से कोर्ट मास्टर/ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) के पद से जुड़े बकाया वेतन और भत्ते दिये जायेंगे । 

Delhi, the 1st November, 2014 


. 


No. 498/ Estt. / E - 2 / DHC.--- In continuation of this Court s Notification No. 216/ Estt./ E - 1/ DHC dated 
08.06.2009 and in supercession of this Court s Office Order No. 605 /Estt./E2/DHC dated 05.06.2010 and in 
implementation of orders dated 25.08.2014 passed in W.P. ( C ) 574/2013 titled “ Manju Khanna Vs. Registrar General, 
Delhi High Court ", Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the Establishment of 
this Court: 


| S . No. 


Post to which appointed 


Name of the Official & Post 
held 


Remarks 


I. 


Ms.Manju Khanna, 
Senior Judicial Assistant 


Temporary Court With effcct from 04.06.2010 to 19.12.2010 
Master in the Pay Band against the then available vacant post of Court 
of Rs. 15600-39100 | Master ; 
with 

Grade Pay of | With effect from 20.12.2010 to 31.08.2014 
Rs. 6600/ - . 

against the supernumcrary post of Court Master 
created for the said period , 


Temporary Admn. | With effect from 01.09.2014 against the post of 
Officer (Judl.) in the Admn . Officer ( Judl.), which has become vacant 
Pay Band of on the retirement of Ms.Ila Sharma, Admn . 
Rs.15600-39100 with Officer (Judl.) on 31.08.2014 . 
Grade 

Pay 

of 
Rs . 6600 / -. 


NOTES : 1. The appointment of the above officer w.e.f. 04.06.2010 is subject to the condition mentioned in Notification 

No.216 /Estt./E1/DHC dated 08.06.2009 by which she was initially appointed as officiating Court Master 
w.e.f.05.06.2009 . 


2. Appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year w.c.f. 

01.09.2014 with the stipulation that expiry of the probation period shall not result in automatic 
confirmation. 


. 


3. Ms. Manju Khanna is assigned seniority w.e.f. 05.06.2009, the date of her initial appointment as officiating 

Court Master . 


4. Ms. Manju Khanna will be paid arrears of pay and allowances attached to the post of Court Master/ Admn ! 

Officer (Judl.) w.e.f. 04.06.2010 in terms of orders dated 25.08.2014 passed in W.P.(C ) 574/2013 titled 

" Manju Khanna Vs. Registrar General , Delhi.High Court " directing full restitution to her . 
सं . 499/ स्था ./ई.- 2/ डी.एच.सी.---माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं : 


क्र.सं. 


अधिकारी का नाम एवं 
धारित पद 


पद जिस पर नियुक्ति की गई है 


टिप्पणियाँ 


1 . 


श्री संजय भारद्वाज , वरिष्ठ | रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में रु . दिनांक 28.10.2014 से आगामी आदेशों तक , 
न्यायिक सहायक 

6600/- के ग्रेड वेतन सहित स्थानापन्न 25 % वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत कोर्ट मास्टर के 
कोर्ट मास्टर । 

रिक्त पद के प्रति जो सुश्री रेनू बख्शी के सेवानिवृत्त 
होने पर उपलब्ध हुआ है । 


--------- ia 


20 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : APRIL 30, 2015/ VAISAKHA 10, 1937 


[ PART II- I] 


-- 


नोट : 1. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारम्भिक रूप से उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर इस 

अनुबंध के साथ होगी कि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति स्वत: स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 
2. उपरोक्त नियुक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय में लम्बित सिविल अपील संख्या 5838/2012 शीर्षक " के.के. शर्मा बनाम दिल्ली 

उच्च न्यायालय व अन्य " एवं सिविल अपील संख्या 5839/2012 शीर्षक " अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व अन्य " 
के परिणाम के अध्यधीन होगी एवं इसके अतिरिक्त इस शर्त के अध्यधीन कि यदि उपरोक्त अपीलों के निर्णय के परिणामस्वरूप 
उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वह अपना स्थान अपने से उच्च अधिकारी ( यों )/ कर्मचारियों हेतु छोड़ने के लिए बाध्य 
होंगे एवं रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में वे प्रत्यावर्तित हो जाएंगे । 


No. 499 /Estt ./ E - 2/DHC . - Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the 
Establishment of this Court: 


S.No. 


Name of the Official & Post held Post to which appointed 


Remarks 


1 . 


Mr. Sanjay Bhardwaj, 


Senior Judicial Assistant 


Officiating Court Master in the With effect from 28.10.2014 till 
Pay Band of 

315600-39100 further orders, against the post of 
with Grade Pay of ₹ 6600/- , Court Master under 25 % seniority 

quota which has become available on 
Teillement of Ms.Remi Bakshi, 


NOTE : 1. Appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date 

of his appointment with the stipulation that expiry of the probation period shall not result in automatic 
confirmation . 


2. The above appointment is subject to the outcome of Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K. Sharma Vs. 

Delhi High Court & Ors." and Civil Appeal No. 5839/2012 titled “ Ashok Kumar Verma Vs. Atul Kumar 
Sharma & Ors ." pending in the Supreme Court of India , and further subject to the condition that in case as a 
result of the outcome of the above appeals his seniority position is depressed , he shall be liable to yield his 
position to the officer( s)/ officials placed senior to him and in case no vacancy is available , he shall stand 
reverted. 


दिल्ली, 1 दिसम्बर , 2014 
सं . 585/ स्था ./ई.-1/डी.एच.सी. - माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं : 


क्र.सं. 


अधिकारी का नाम एवं धारित 
पद 


पद जिस पर नियुक्ति की गई है 


टिप्पणी 


1 . 


उप 


श्री टी.आर.नागपाल , 
निबंधक 


रु . 37400-67000 के वेतन बैंड में दिनांक 01.12.2014 से आगामी आदेशों तक , 
रु.10000/- के ग्रेड वेतन सहित संयुक्त निबंधक के पद के प्रति , जो श्री 
स्थानापन्न संयुक्त निबंधक ! एच.सी.रावल , संयुक्त निबंधक के सेवानिवृत्त 

होने पर उपलब्ध हुआ है । 


नोट : 


उपरोक्त नियुक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय में लम्बित सिविल अपील संख्या 5838/2012 शीर्षक " के.के. शर्मा बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय व अन्य ” एवं सिविल अपील संख्या 5839/2012 शीर्षक " अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व अन्य " 
के विनिश्चय के अध्यधीन हैं एवं इसके अतिरिक्त इस शर्त के अध्यधीन कि यदि उपरोक्त अपीलों के निर्णय के परिणामस्वरूप 
उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु छोड़ने के लिए 
बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


PART II- I ] 


DELH } GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 30 , 2015 / VAISAKHA 10 , 1937 


21 


Delhi, the 1st December , 2014 


. 


No. 585/ Estt ./ E - 1/ DHC.-- Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the 
establishment of this Court: 


Sr. 


Name of the officer & Post held 


Post to which appointed 


Remarks 


No. 


1 . 


Mr. T.R. Nagpal, 
Deputy Registrar 


pay band 


Officiating Joint Registrar With effect from 01.12.2014 till furtheri 
in the 

of orders against the post of Joint Registrar, 
₹ 37400 67000 plus which has become available consequent 
grade pay of ₹ 10000 upon retirement of Mr. H.C. Rawal, Joint 

Registrar. 


NOTE : The above appointment is subject to outcome of Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K.Sharma Vs. Delhi 

High Court & Ors." and Civil AppealNo. 5839/2012 titled " Ashok Kumar Verma Vs. AtulKumar Sharma & 
Ors ." pending in the Hon ble Supreme Court of India and further subject to the condition that in case as a result 
of the outcome of the above appeals his seniority position is depressed , he will be liable to yield his position to 
the officer (s)/officials placed senior to them and in case no vacancy is available, he shall stand reverted . 


सं .586 / स्था . /ई.- 1/डी.एच.सी .--माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करती 


क्र.सं. अधिकारी का नाम व 

धारित पद 


पद जिस पर नियुक्ति की गयी 


टिप्पणी 


1 . 


श्री गिरीश 
गिरीश जेटली, 

जेटली , रु. 37400-67000 के वेतन बैंड में 
सहायक निबंधक 

रु. 8700/- के ग्रेड वेतन सहित 
स्थानापन्न उप निबंधक 


दिनाँक 01.12.2014 से आगामी आदेशों तक उप 
निबंधक के पद के प्रति जो श्री टी.आर. नागपाल के संयुक्त 
निबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर उपलब्ध हुआ है । 


नोट : उपरोक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित सिविल अपील सं . 5838/2012 शीर्षक के.के. शर्मा बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय व अन्य " एवं सिविल अपील सं . 5839/2012 शीर्षक " अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व अन्य" के परिणाम 
के अध्यधीन हैं एवं इस शर्त के अध्यधीन कि यदि उपरोक्त अपीलों के निर्णय के परिणामस्वरूप उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता 
है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी( यों )/कर्मचारियों हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति 
उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे | 


No. 586/ Estt./ E - 1/DHC...--- Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the 
establishment of this Court : 


Sr. 
No. 


Name of the Officer & 

Post held 


Post to which appointed 


Remarks 


1 . 


Mr. Girish Jaitely , 
Assistant Registrar 


Officiating Deputy Registrar With effect from 01.12.2014 till further 
in the 

pay band of | orders, against the post 

of Deputy Registrar 
* 37400 - 67000 plus grade which has become vacant consequent upon 
₹ 8700 

promotion of Mr. T.R. Nagpal as Joint 
Registrar. 


pay of 


1924 04/15 -2 


: 22 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 30,2015/ VAISAKHA 10, 1937 


[ PART II -I ] 


NOTE : The above appointment is subject to the outcome of Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K.Sharma Vs. Delhi 
High Court & Ors ." and Civil Appeal No. 5839/2012 titled " Ashok Kumar Verma Vs. Atul Kumar Sharma & Ors ." , 
pending in the Hon ble Supreme Court of India and further subject to the condition that in case as a result of the outcome 
of the above appeals his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer (s )/officials 
placed senior to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted , 


सं . 587/ स्था ./ई.-1/ डी.एच.सी. - माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते है : 


क्र.सं. 


अधिकारी का नाम एवं धारित पद जिस पर नियुक्ति की गई है 


टिप्पणी 


पद 


1 . 


श्री भूपिंदर झाम्ब , कोर्ट मास्टर 


रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में | दिनांक 01.12.2014 से आगामी आदेशों तक , 
रु .7600 /- के ग्रेड वेतन सहित सहायक निबंधक के पद के प्रति , जो श्री गिरीश 
स्थानापन्न सहायक निबंधक । 

जेटली के उप -निबंधक के रूप में पदोन्नति के 
परिणामस्वरूप रिक्त हुआ है । 


नोट : उपरोक्त नियुक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय में लम्बित सिविल अपील संख्या 5838/2012 शीर्षक "के.के. शर्मा बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय व अन्य ” एवं सिविल अपील संख्या 5839/2012 शीर्षक " अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व अन्य " के 
विनिश्चय के अध्यधीन हैं एवं इसके अतिरिक्त इस शर्त के अध्यधीन कि यदि उपरोक्त अपीलों के निर्णय के परिणामस्वरूप उनका 
वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे 
एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


No. 587/ Estt./ E - 1/DHC. - Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the 
establishment of this Court: 


Sr. 
No. 


Name of the Officer & Post 

held 


Post to which appointed 


Remarks 


1 . 


Mr. Bhupinder Jhamb, Court Officiating Assistant | With effect from 01.12.2014 till further 
Master 

Registrar in the pay band orders, against the post of Assistant 
of ₹ 15600-39100 plus Registrar which has become vacant 
grade pay of ₹ 7600 

consequent upon promotion of Mr. Girish 
Jaitely , as Deputy Registrar . 


4 


NOTE : The above appointment is subject to outcome of Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K.Sharma Vs. Delhi 

High Court & Ors." and Civil Appeal No. 5839/2012 titled " Ashok Kumar Verma Vs. Atul Kumar Sharma & 
Ors.” , pending in the Hon ble Supreme Court of India and further subject to the condition that in case as a 
result of the outcome of the above appeals, his seniority position is depressed he will be liable to yield his 
position to the officer(s)/officials placed senior to him and in case no vacancy is available , he shall stand 


. 


... 


reverted . 


PART 1[ - ]]] 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 30 , 2015 / VAISAKHA 10 , 1937 


23 


श्री राजेश कुमार 


सं . 588/ स्था ./ई.- 1/डी.एच.सी. - माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करती हैं : 
क्र.सं. अधिकारी का नाम एवं पद जिस पर नियुक्ति की गई है 

टिप्पणी 
धारित पद 
1 . 

रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में रु. दिनांक 28.11.2014 से आगामी आदेशों 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

6600 के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी कोर्ट तक, 75 % परीक्षा कोटे के अंतर्गत कोर्ट 
मास्टर । 

मास्टर के एक रिक्त पद के प्रति । 
2 . श्री अजय कुमार राणा 

रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में रु . दिनांक 28.11.2014 से आगामी आदेशों 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

6600 के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी कोर्ट तक, 75 % परीक्षा कोटे के अंतर्गत कोर्ट 
मास्टर | 

मास्टर के एक रिक्त पद के प्रति । 
3 श्री महेंद्र कुमार कांडपाल 

रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में रु . दिनांक 28.11.2014 से आगामी आदेशों 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

6600 के ग्रेड वेतन सहित प्रशासनिक | तक, 75 % परीक्षा कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक 
अधिकारी (न्यायिक ) । 

अधिकारी (न्यायिक ) के एक रिक्त पद के 


प्रति । 


4 


सुश्री चन्द्र कांता 


वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में रु . दिनांक 28.11.2014 से आगामी आदेशों 
6600 के ग्रेड वेतन सहित प्रशासनिक तक, 75 % परीक्षा कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक 
अधिकारी (न्यायिक ) । 

अधिकारी ( न्यायिक ) के एक रिक्त पद के 


प्रति । 


5 


श्री राजेश 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


6 


श्री अनिल 

कुमार 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


7 


श्री धर्मेंद्र जोशी 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


, 


रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में रु . दिनांक 28.11.2014 से आगामी आदेशों 
6600 के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी कोर्ट तक , 75 % परीक्षा कोटे के अंतर्गत कोर्ट 
मास्टर । 

मास्टर के एक रिक्त पद के प्रति । 
रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में रु. दिनांक 28.11.2014 से आगामी आदेशों 
6600 के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी कोर्ट | तक, 75 % परीक्षा कोटे के अंतर्गत कोर्ट 
मास्टर । 

मास्टर के एक रिक्त पद के प्रति । 
रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में रु. दिनांक 28.11.2014 से आगामी आदेशों 
6600 के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी कोर्ट तक , 75 % परीक्षा कोटे के अंतर्गत कोर्ट 
मास्टर | 

मास्टर के एक रिक्त पद के प्रति । 
रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में रु. | दिनांक 28.11.2014 से आगामी आदेशों 
6600 के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी कोर्ट तक, 75 % परीक्षा कोटे के अंतर्गत कोर्ट 
मास्टर । 

मास्टर के एक रिक्त पद के प्रति | 
रु . 15600-39000 के वेतन बैंड में रु . दिनांक 28.11.2014 से आगामी आदेशों 
6600 के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी कोर्ट | तक , 75 % परीक्षा कोटे के अंतर्गत कोर्ट 
मास्टर । 

मास्टर के एक रिक्त पद के प्रति । 
रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में रु. दिनांक 28.11.2014 से आगामी आदेशों 
6600 के ग्रेड वेतन सहित प्रशासनिक तक , 75 % परीक्षा कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक 
अधिकारी (न्यायिक ) । 

अधिकारी (न्यायिक ) के एक रिक्त पद के 


8 


सुश्री बबीता हरिताश 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


9 


श्री सुरेन्द्र कुमार भडोला 
वरिष्ठ न्यायिक 

सहायक 


10 


सुश्री संगीता शर्मा 
रीडर 


प्रति | 


नोट : (1) उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति प्रारम्भिक रूप से उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी 

तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 
( 2) उपरोक्त नियुक्तियाँ भारतीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित सिविल अपील संख्या 5838/2012 शीर्षक " के.के. शर्मा बनाम 

दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य " एवं सिविल अपील संख्या 5839/2012 शीर्षक " अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा 
व अन्य " के परिणाम के अध्यधीन होंगी एवं इस शर्त के अध्यधीन कि यदि उपरोक्त अपीलों के निर्णय के परिणामस्वरूप उनका 
वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी( यों )/ कर्मचारियों हेतु छोड़ने के लिए बाध्य 
होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


24 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.; APRIL 30 , 2015 / VAISAKHA 10 , 1937 


(PART II- 0) 


No. 588 /Estt./E -2 /DHC . - Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on 
the Establishment of this Court: 


S.No. Naine of the Official & Post held 
1 . Mr. Rajesh Kumar 

Senior Judicial Assistant 


2 . 


Mr. Ajai Kumar Rana 
Senior Judicial Assistant 


3 . 


Mr. Mahender Kumar Kandpal 
Senior Judicial Assistant 


4 . 


Ms. Chander Kanta 
Senior Judicial Assistant 


5 . 


Mr. Rajesh 
Senior Judicial Assistant 


Post to which appointed 

Remarks 
Temporary Court Master With effect from 28.11.2014 till 
in the Pay Band of Rs. 15600 further orders against a vacant post 
39100 plus Grade 

pay 

of of Court Master under 75 % Test 
Rs. 6600 / 

quota . 
Temporary Court Master With effect from 28.11.2014 till 
in the Pay Band of Rs. 15600- further orders against a vacant post 
39100 plus Grade 

pay of of Court Master under 75 % Test 
Rs. 6600 / 

quota . 
Temporary Administrative Officer With effect from 28.11.2014 till 
( Judicial) in the Pay Band of Rs. further orders against a vacant post 
15600-39100 plus Grade pay of of Administrative Officer (Judicial) 
Rs. 6600 / -, 

under 75 % Test quota . 
Temporary Administrative Officer With effect from 28.11.2014 till 
(Judicial ) in the Pay Band of Rs . further orders against a vacant post 
15600-39100 plus Grade pay of of Administrative Officer ( Judicial) 
Rs. 6600 / -. 

under 75 % Test quota . 
Temporary Court Master | With effect from 28.11.2014 till 
in the Pay Band of Rs. 15600 further orders against a vacant post 
39100 plus Grade 

pay of of Court Master under 75 % Test 
Rs. 6600 / -. 

quota . 
Temporary Court Master With effect from 28.11.2014 till 
in the Pay Band of Rs. 15600- | further orders against a vacant post 
39100 plus Grade 

pay 

of of Court Master under 75 % Test 
Rs. 6600 / 

quota . 
Temporary Court Master With effect from 28.11.2014 till 
in the Pay Band of Rs. 15600- further orders against a vacant post 
39100 plus Grade pay of of Court Master under 75 % Test 
Rs. 6600 / 

quota 
Temporary Court Master With effect from 28.11.2014 till 
in the Pay Band of Rs. 15600- further orders against a vacant post 
39100 plus Grade 

pay 

of of Court Master under 75 % Test 
Rs. 6600 / 

quota . 
Temporary Court Master With effect from 28.11.2014 till 
in the Pay Band of Rs. 15600- further orders against a vacant post 
39100 plus Grade 

pay of of Court Master under 75 % Test 
Rs. 6600 / 
Temporary Administrative Officer With effect from 28.11.2014 till 
( Judicial) in the Pay Band of Rs. further orders against a vacant post 
15600-39100 plus Grade pay of of Administrative Officer (Judicial) 
Rs. 6600 / 

under 75 % Test quota . 


6 . 


Mr. Anil Kumar 
Senior Judicial Assistant 


7 . 


Mr. Dharmender Joshi 
Senior Judicial Assistant 


8 . 


Ms. Babita Haritash 
Senior Judicial Assistant 


9 . 


Mr. Surender Kumar Bhadola 
Senior Judicial Assistant 


quota . 


10 . 


Ms. Sangeeta Sharma 
Reader 


Note : (1 ) The appointment of above officers shall be on probation initially for a period of one year from the date of their 

appointmentand expiry of the period of probation shall not result in their automatic confirmation . 
(2 ) The above appointments shall be subject to the outcome of the Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K. 

Sharma Vs. High Court of Delhi & Ors." and Civil Appeal No. 5839/2012 titled " Ashok Kumar Verma vs. 
Atul Kumar Sharma & Ors ." pending in the Supreme Court of India and further subject to the condition that in 
case as a result of the outcome of the above appeals their seniority position is depressed , they will be liable to 
yield their position to the officer (s) official(s) piaced senior to them and in case no vacancy is available, they 
shall stand reverted . 


PART [[ - I ] 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL. 30, 2015/ VAISAKHA 10, 1937 


25 


सं . 589/ स्था ./ ई.-2/ डी.एच.सी.-- माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करती हैं 


क्र.सं. 


1 . 


12 


अधिकारी का नाम एवं | पद जिस पर नियुक्ति की गई है 

टिप्पणी 
धारित पद 
श्री एम.एस. नेगी , 

रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में | दिनाँक 01.12.2014 मे आगामी आदेशों 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

रु. 6600 / - के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी तक , 25 % वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत कोर्ट 
कोर्ट मास्टर । 

मास्टर के पद के प्रति जो सुश्री निशा शर्मा के 

सेवानिवृत्त होने पर उपलब्ध हुआ है । 
श्री अशोक कुमार पोरवाल , 15600-39100 के वेतन बैंड में | दिनाँक 01.12.2014 से आगामी आदेशों 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

रु. 6600/-के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी तक , 25 % वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत 
प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) । 

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) के पद के 
प्रति जो सुश्री दर्शना देवी , प्रशासनिक 
अधिकारी ( न्यायिक ) के सेवानिवृत्त होने पर 

उपलब्ध हुआ है । 
श्री संजीव बहादुर माथुर, रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में दिनाँक 01.12.2014 से आगामी आदेशों 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

रु. 6600/ - के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी तक , 25 % वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत कोर्ट 
कोर्ट मास्टर । 

मास्टर के पद के प्रति जो सुश्री सावित्री 
अरोड़ा , कोर्ट मास्टर के सेवानिवृत्त होने पर 
उपलब्ध हुआ है । 


13 


नोट : (1 ) उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति प्रारम्भिक रूप से उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अनुबंध के 

साथ परिवीक्षा पर होगी कि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 
( 2) उपरोक्त नियुक्तियाँ उच्चतम न्यायालय में लम्बित सिविल अपील संख्या 5838/2012 शीर्षक " के.के. शर्मा बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय व अन्य " एवं सिविल अपील संख्या 5839/2012 शीर्षक " अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व अन्य ” के 
परिणाम के अध्यधीन होंगी एवं इस शर्त के अध्यधीन कि यदि उपरोक्त अपीलों के निर्णय के परिणामस्वरूप उनका वरिष्ठता 
स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी( यों )/कर्मचारियों हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं 
यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


. 


है 


No. 589 /Estt./ E - 2 /DHC . — Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the 
Establishment of this Court : 


S.No. 


Name of the Official & Post held Post to which appointed 


Remarks 


1 . 


Mr. M.S. Negi, 
Senior Judicial Assistant 


Temporary Court Master in the With effect from 01.12.2014 till 
Pay Band of 

₹ 15600- | further orders, against the post of 
39100 with Grade Pay of Court Master under 25 % seniority 
₹ 6600 / -. 

quota which has become available on 
retirement of Ms.Nisha Sharma . 


2 . 


Mr. Ashok Kumar Porwal, Senior Temporary Admn . Officer With effect from 01.12.2014 till 
Judicial Assistant 

(Jud !. ) in - the - Pay Band of further orders, against the post of 
₹ 15600-39100 with Grade Pay | Admn. Officer (Judl.}under 25 % 
of ₹ 6600/ -. 

seniority quota which has become 
available on retirement of 

Ms. 
Darshna Devi, Admn. Officer (Judl.) 


3 . 


Mr.Sanjeev Bahadur Mathur, 
Senior Judicial Assistant 


Temporary Court Master in the With effect from 01.12.2014 till 
Pay Band of ₹ 15600-39100 further orders, against the post of 
with Grade Pay of ₹ 6600/ -. Court Master under 25 % seniority 

quota which has become available on 
retirement of Ms. Savitri Arora, Court 
Master . 


- 


192424 /15-3 


26 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT, : APRIL 30, 2015/ VAISAKHA 10, 1937 


[ PART II -I] 


M 


NOTE : 1. Appointment of above mentioned officers will be on probation initially for a period of one year from the date 

of their appointment with the stipulation that expiry of the probation period shall not result in automatic 

confirmation. 
2. The above appointments shall be subject to the outcome of Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K. Sharma 

Vs. Delhi High Court & Ors." and Civil Appeal No. 5839/2012 titled " Ashok Kumar Verma Vs. Atul 
Kumar Sharma & Ors.” pending in the Supreme Court of India, and further subject to the condition that in 
case as a result of the outcome of the above appeals their seniority position is depressed , they willl be liable 
to yield their position to the officer (s)/ official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available , 
they shall stand reverted . 


दिल्ली , 20 दिसम्बर , 2014 


सं . 618/ स्था ./ई.- 2/डी.एच.सी. - इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल ) सं . 3892/2014 शीर्षक " राजेश कुमार बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय " में पारित निर्णय दिनाँक 18.09.2014 के क्रियान्वयन एवं अधिसूचना सं. 515/ स्था ./ ई-2/डी.एच.सी. दिनांक 
01.04.2013, 309/ स्था ./ ई-2/ डी.एच.सी. दिनाँक 31.05.2014 एवं 588/ स्था ./ई-2/डी.एच.सी. दिनाँक 01.12.2014 में आंशिक 
संशोधन करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करती हैं : 


क्र.सं. 


अधिकारी का नाम एवं पद जिस पर नियुक्ति की गई है 


टिप्पणी 


1 . 


धारित पद 
श्री राजेश कुमार 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में अनुमानतः 

अनुमानतः दिनाँक 22.03.2013 से 
रु . 6600/ - के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी | 31.03.2013 तक उस अवधि के लिए 
कोर्ट मास्टर । 

निर्मित कोर्ट मास्टर के अधिसंख्य पद के प्रति 
एवं दिनाँक 01.04.2013 से 27.11.2014 
तक उस समय उपलब्ध कोर्ट मास्टर के रिक्त 
पद के प्रति बिना किसी पूर्व वेतन के । 
वास्तव में , दिनाँक 28.11.2014 से कोर्ट 
मास्टर के उस रिक्त पद जिसके प्रति 
उनकी नियुक्ति अधिसूचना सं . 588/ स्था ./ 
ई -2/ डी.एच.सी . दिनाँक 01.12.2014 
द्वारा पहले ही की जा चुकी है । 


नोट : (1 ) उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति अधिसूचना सं . 588/ स्था ./ ई-2/डी.एच.सी. दिनाँक 01.12.2014 द्वारा कोर्ट मास्टर के रूप में 

उनकी वास्तविक नियुक्ति की तिथि दिनाँक 28.11.2014 से प्रारम्भिक रूप से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगी एवं 

परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 
( 2) उपरोक्त नियुक्ति इस न्यायालय की रिट याचिका (सिविल ) सं . 4077-84/ 2004 के निर्णयों दिनाँक 23.10.2009 व 

01.06.2012 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5838/2012 शीर्षक “ के.के. शर्मा बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय व अन्य "; 5839/2012 शीर्षक " अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व अन्य” एवं सिविल अपील 
सं . 11197/2014 ( एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 3202/14 से उत्पन्न ) शीर्षक “ अनिल जैन व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 
व अन्य " में पारित निर्णय दिनाँक 15.12.2014 के क्रियान्वयन के अध्यधीन एवं इस शर्त के अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के 
क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन 
अधिकारी ( यों )/ कर्मचारियों हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो 
जायेंगे । 


. 


( 3) श्री राजेश कुमार की वरिष्ठता अधिसूचना सं. 515/ स्था ./ई-2/डी.एच.सी. दिनाँक 01.04.2013 द्वारा नियुक्त श्री अशोक 

कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) से ऊपर एवं श्री दिलीप नमरानी, कोर्ट मास्टर से नीचे होगी । 


Delhi, the 20th December, 2015 
No. 618/ Estt ./ E - 2 /DHC .---In implementation of Judgment dated 18.09.2014 passed by this Court in W.P. ( C ) 
No.3892/ 2014 titled Rajesh Kumar Vs Eligh Court of Delhi and partial modification of Notification Nos. 515/ Estt ./ E 
2 /DHC dated 01.04.2013,309/ Estt.E- 2/ DHC dated 31.05.2014 and 588/ Estt ./ E- 2/DHC dated 01.12.2014, Hon ble the 
Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the Establishment of this Court: 


PART II- 11 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 30 , 2015 / VAISAKHA 10 , 1937 


27 


Post to which appointed 


Remarks 


S.No. Name of the Official & Post 

held 


1 . 


Senior 


Mr. Rajesh Kumar 
Judicial Assistant 


- 


Temporary Court Master Notionally , with effect from 22.03.2013 
in the Pay Band of Rs. 15600 - to 31.03.2013 against supernumerary 
39100 plus Grade pay of post of Court Master created for the 
Rs.6600 / 

said period and with effect from 
01.04.2013 to 27.11.2014 against the 
then available vacant post of Court 
Master without any 

back wages . 


Actually , with effect from 28.11.2014 
against the vacant post of Court Master 
against which he has already been 
appointed vide notification 
No. 588/ Estt ./ E - 2 / DHC dated 
01.12.2014 


Note: ( 1) The appointment of above officer shall be on probation initially for a period of one year from the date of his 

actual appointment as Court Master w.e.f. 28.11.2014 vide Notification No.588 / Estt ./E2/DHC dated 

01.12.2014 and expiry of the period of prohation shall not result in his automatic confirmation. 
( 2 ) The above appointment shall be subject to the implementation of decisions dated 23.10.2009 & 01.06.2012 of 

this Court in WP (C ) No. 4077-4084 /2004 and decision dated 15.12.2014 passed by Hon ble Supreme Court 
in the Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K. Sharma Vs. High Court of Delhi & Ors." ; Civil Appeal No. 
5839/2012 titled “ Ashok Kumar Verma Vs. Atul Kumar Sharma & Ors "; and Civil Appeal 
No.11197/2014 (arising out of SLP (C ) No.3202/ 14 ) titled " Anil Jain & Anr. Vs. High Court of Delhi & Ors." 
and further subject to the condition that in case as result of the implementation of the above decisions his 
seniority position is depressed , he will be liable to yield his position to the officer( s)/official(s) placed senior 

to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted . 
( 3 ) The seniority of Mr. Rajesh Kumar shall be above Mr. Ashok Kumar, Administrative Officer (Judicial) and 

below Mr. Dileep Namrani, Court Master, appointed vide Notificatioh No. 515 /Estt ./E -2 /DHC dated 
01.04.2013 . 

दिल्ली , 3 जनवरी , 2015 
सं . 1/ स्था ./ई.-2/ डी.एच.सी. — माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करती हैं 


1 " 


क्र.सं. 


अधिकारी का नाम एवं पद जिस पर नियुक्ति की गई है 


टिप्पणियाँ 


धारित पद 


1 . श्री तेज पाल, 

रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में दिनांक 01.01.2015 से आगामी आदेशों 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

रु . 6600/- के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी | तक , 25 % वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत 
प्रशासनिक अधिकारी ( न्यायिक ) । प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) के पद के 

प्रति जो सुश्री रीता वर्मा के सेवानिवृत्त होने 

पर उपलब्ध हुआ है । 
नोट : ( 1) उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारम्भिक रूप से उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अनुबंध के साथ 

परिवीक्षा पर होगी कि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 


( 2) उपरोक्त नियुक्ति इस न्यायालय की रिट याचिका (सिविल ) सं . 4077-84/ 2004 के निर्णयों दिनाँक 23.10.2009 व 

01.06.2012 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5838/2012 शीर्षक “के.के. शर्मा बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय व अन्य "; 5839/2012 शीर्षक “ अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व अन्य " एवं सिविल अपील 
सं . 11197/2014 ( एस.एल.पी. (सिविल ) सं. 3202/14 से उत्पन्न ) शीर्षक " अनिल जैन व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य " में पारित निर्णय दिनाँक 15.12.2014 के क्रियान्वयन के अध्यधीन एवं इस शर्त के अध्यधीन कि उपरोक्त 
निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर 
आसीन अधिकारी( यों )/ कर्मचारियों हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे 
प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


28 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: APRIL 30 , 2015 / VAISAKHA 10 , 1937 


[ PART 11-11 


Delhi, the 3rd January, 2015 
No. 1/ Estt./ E - 2/DHC.--Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the 
Establishment of this Court : 


S.No. 


Post to which appointed 


Remarks 


Name of the Official & Post 
held 


1 . 


Mr. Tej Pal, 


Senior Judicial Assistant 


Temporary Administrative Officer With effect from 01.01.2015 till 
(Judicial) in the Pay Band of further orders, against the post of 
₹ 15600-39100 with Grade Pay of Administrative Officer (Judicial) under 
₹ 6600 / -. 

25 % seniority quota which has become 
available on retirement of Ms.Rita 
Verma. 


NOTE : 1. Appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date 

of his appointment with the stipulation that expiry of the probation period shall not result in automatic 
confirmation 


2. The above appointment shall be subject to the implementation of decisions dated 23.10.2009 & 01.06.2012 of 

this Court in WP ( C ) No. 4077-4084 /2004 and decision dated 15.12.2014 passed by Hon ble Supreme Court 
in the Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K. Sharma Vs. High Court of Delhi & Ors." ; Civil Appeal No. 
5839/2012 titled " Ashok Kumar Verma Vs. Atul Kumar Sharma & Ors " ; and Civil Appeal 
No.11197/ 2014( arising out of SLP( C ) No.3202/14) titled " Anil Jain & Anr. Vs. High Court of Delhi & Ors. " 
and further subject to the condition that in case as a result of the implementation of the above decisions his 
seniority position is depressed , he will be liable to yield his position to the officer(s )/official( s) placed senior 
to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted . 


दिल्ली, 16 जनवरी, 2015 


सं . 80/ स्थापना/ ई-1/ डी.एच.सी. – माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं : 


पद जिस पर नियुक्ति की गयी 


टिप्पणी 


अधिकारी का नाम व 

धारित पद 
श्री अजय कुमार गुप्ता , 
उप लेखा नियंत्रक . 


1 . 


रु. 37400-67000 के वेतन बैंड में | दिनाँक 15.01.2014 से आगामी आदेशों तक उप निबंधक 
रु . 8700/ - के ग्रेड वेतन सहित के एक पद के प्रति जो सुश्री मीनू गुप्ता, उप निबंधक के 
स्थानापन्न उप निबंधक 

दिनाँक 09.01.2014 (पूर्वाह्न) को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त 
होने के परिणामस्वरूप रिक्त हुआ है । 


नोट : 


उपरोक्त नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील सं. 5838/2012 शीर्षक “के.के. शर्मा बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य " एवं सिविल अपील सं. 5839/2012 शीर्षक “ अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व अन्य " के 
परिणाम के अध्यधीन है एवं इस शर्त के अध्यधीन कि यदि उपरोक्त अपीलों के निर्णय के परिणामस्वरूप उनका वरिष्ठता स्तर 
अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी ( यों ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति 
उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे | 


Delhi, the 16 January , 2015 
No. 80 / Estt./ E - I/DHC. — Hon ble the Chief Justicc has been pleased to make the following appointment on the 
Establishment of this Court: 


ए 


29 


PART II- ]] 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT .: APRIL 30 , 2015 / VAISAKHA 10 , 1937 


Remarks 


S.No. 


Post to which appointed 


Name of the Officer & Post 
held 


1 . 


Mr. Ajai Kumar Gupta , Deputy Officiating Deputy With effect from 15.01.2014 till further 
Controller of Accounts Registrar in the pay band orders, against the post of Deputy Registrar 

| of Rs. 37400-67000 plus ] which has become vacant consequent upon 
grade pay of Rs. 8700 . voluntary retirement of Ms. Meenu Gupta , 

Deputy Registrar w.e.f 09.01.2014 (FN ). 


NOTE : The above appointment is subject to the outcome of Civil Appeal No. 5838/2012 titled " K.K. Sharma Vs. 
Delhi High Court & Ors ." and Civil Appeal No. 5839/2012 titled " Ashok Kumar Verma Vs. Atul Kumar Sharma & 
Ors." , pending in the Hon ble Supreme Court of India and further subject to the conditions that in case as a result of the 
outcome of the above appeals , his seniority position is depressed , he shall be liable to yield his position to the officer(s) . 
placed senior to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted , 


सं . 81/ स्थापना/ ई-1/ डी.एच.सी. — माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं : 


पद जिस पर नियुक्ति की गयी 


टिप्पणी 


क्र . 
सं . 
1 . 


अधिकारी का नाम व धारित 

पद 
सुश्री गीता गोपीनाथन , 
प्रशासनिक अधिकारी 
( न्यायिक ) 


रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में दिनाँक 15.01.2014 से आगामी आदेशों तक 
रु. 7600/- के ग्रेड वेतन सहित उप लेखा नियंत्रक के पद के प्रति जो श्री अजय 
स्थानापन्न सहायक निबंधक/ उप लेखा कुमार गुप्ता , उप लेखा नियंत्रक के उप निबंधक 
नियंत्रक 

के रूप में पदोन्नत होने के परिणामस्वरूप रिक्त 
हुआ है । 


.. 


नोट : उपरोक्त नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील सं . 5838/2012 शीर्षक " के.के. शर्मा बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय व अन्य ” एवं सिविल अपील सं. 5839/2012 शीर्षक " अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व अन्य " के परिणाम के 
अध्यधीन है एवं इस शर्त के अध्यधीन कि यदि उपरोक्त अपीलों के निर्णय के परिणामस्वरूप उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे 
अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी( यों ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगी एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे 
प्रत्यावर्तित हो जायेंगी । 


No. 81/ Estt./ E - 1/DHC . — Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the 
Establishment of this Court: 


Remarks 


S. No. 


Post to which appointed 


Name of the Officer & Post 
held 


U 


1 . 


Ms. Geetha Gopinathan , Officiating Assistant 
Admn . Officer ( Judicial) Registrar / Deputy 

Controller of Accounts 
in the pay band of 
Rs . 15600-39100 plus 
grade pay 

of 
Rs . 7600. 


With effect from 15.01.2014 till further orders , 
against the post of Deputy Controller of 
Accounts which has become vacant consequent 
upon promotion of Mr. Ajai Kumar Gupta , 
Deputy Controller of Accounts as Deputy 
Registrar. 


NOTE : The above appointment is subject to the outcome of Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K. Sharma Vs. High 
Court of Delhi & Ors." and Civil Appeal No. 5839/2012 titled " Ashok Kumar Verma Vs. Atul Kumar Sharma & Ors." , 
pending in the Hon ble Supreme Court of India and further subject to the condition that in case as a result of the outcome 
of the above appeals , her seniority position is depressed , she will be liable to yield her position to the officer(s) placed 
senior to her and in case no vacancy is available , she shall stand reverted . 


1924 04/15-4 


30 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: APRIL 30 , 2015/ VAISAKHA 10 , 1937 


[ PART I -1 ] 


- 


सं . 82 स्थापना/ ई-2/ डी.एच.सी. – माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं : 


क्र.सं. 


1 . 


अधिकारी का नाम एवं पद जिस पर नियुक्ति की गई है 

टिप्पणियाँ 
धारित पद 
सुश्री आशु कौल , वरिष्ठ | रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में दिनांक 15.01.2014 से आगामी आदेशों तक, 
न्यायिक सहायक रु. 6600/- के ग्रेड वेतन सहित 25 % वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत कोर्ट मास्टर के 

रिक्त पद के प्रति जो सुश्री अंशु गर्ग, कोर्ट मास्टर के 
स्थानापन्न कोर्ट मास्टर ! 

सेवानिवृत्त होने पर उपलब्ध हुआ है । 
सुश्री शोभा निझावन, | रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में | दिनांक 15.01.2014 से आगामी आदेशों तक , 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 

रु. 6600/- के ग्रेड वेतन सहित | 25 % वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत कोर्ट मास्टर के 
स्थानापन्न प्रशासनिक 
प्रशासनिक अधिकारी 

रिक्त पद के प्रति जो श्री रवि दत्त शर्मा, प्रशासनिक 
(न्यायिक) 

अधिकारी (न्यायिक) के सेवानिवृत्त होने पर 
उपलब्ध हुआ है । 


2 . 


नोट : 1. उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्तियां प्रारम्भिक रूप से एक वर्ष की अवधि की परिवीक्षा पर इस स्पष्ट अनुबंध के साथ होंगी कि 

परिवीक्षा अवधि की समाप्ति स्वतः स्थायीकरण में नहीं होगी । 
2. उपरोक्त नियुक्तियां भारत के उच्चतम न्यायालय में लम्बित. सिविल अपील संख्या 5838/2012 शीर्षक " के.के. शर्मा बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य " एवं सिविल अपील संख्या 5839/2012 शीर्षक " अशोक कुमार वर्मा बनाम अतुल कुमार शर्मा व 
अन्य " के परिणाम के अध्यधीन होंगी एवम इसके अतिरिक्त इस शर्त के अध्यधीन है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने 
वाले निर्णय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सुश्री आशु कौल और सुश्री शोभा निझावन का वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे 
अपना पद अपने से उच्च आधिकारी( यों ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगी एव रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में उन्हें प्रत्यावर्तित 
कर दिया जाएगा | इसके अतिरिक्त, सुश्री शोभा निझावन की नियुक्ति सुश्री मंजू खन्ना, वरिष्ठ न्यायिक सहायक के विरुद्ध लंबित 
अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के अध्यधीन होगी| यदि अनुशासनात्मक कार्यवहियाँ सुश्री मंजू खन्ना के पक्ष में परिणत 
होती हैं और यदि प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक )/ कोर्ट मास्टर के पद की नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में जाँच 
परिणाम रखने वाले सीलशुदा लिफाफे को खोलने पर उन्हें प्रशासनिक अधिकारी( न्यायिक )/ कोर्ट मास्टर के पद की नियुक्ति के 
लिए उपयुक्त पाया जाता है और यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो सुश्री शोभा निझावन को अपने पिछले वरिष्ठ न्यायिक 
सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा । 

पी . सी . जैन , निबंधक (स्थापना ) 


No. 82 / Estt./ E - 2/DHC.--- Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments onthe 
Establishment of this Court: 


S.No. 


Post to which appointed 


Remarks 


Name of the Official & Post 
held 


1 . 


Ms. Ashu Kaul, 


Senior Judicial Assistant 


Officiating Court Master With effect from. 15.01.2014 till further orders , 
in the Pay Band of against the post of Court Master under 25 % 
Rs. 15600-39100 with seniority quota which has become available on 
Grade Pay of Rs. 6600 /- retirement ofMs. Anshu Garg, Court Master. 


2 . 


Ms. Shobha Nijhawan, 


Senior Judicial Assistant 


Officiating Admn . With effect from 15.01.2014 till further orders, 
Officer (Judl.) in the Pay | against the post of Court Master under 25 % 
Band of Rs. 15600- seniority quota which has become available on 
39100 with Grade Pay of retirement of Ms. Ravi Dutt Sharma, Admn . 
Rs . 6600/ 

Officer (Judl. ). 


} 


PART ] -i] 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 30 , 2015 / VAISAKHA 10, 1937 


31 


NOTE : 1. Appointments of above mentioned officers will be on probation initially for a period of one year with a clear 

stipulation that expiry of the probation period shall not result in automatic confirmation , 
2. The above appointments are subject to the outcome of Civil Appeal No. 5838/2012 titled “ K.K. Sharma Vs. 

Delhi High Court & Ors ." and Civil Appeal No. 5839/2012 titled “ Ashok Kumar Verma Vs. Atul Kumar 
Sharma & Ors.” pending in the Supreme Court of India, and further subject to the condition that in case as a 
result of implementation of the judgment to be pronounced by the Suprme Court of India the seniority 
position of Ms. Ashu Kaul and Ms.Shobha Nijhawan is depressed , they shall be liable to yield their post to 
the officer(s) placed senior to them and in case no vacancy is available , they shall stand reverted . Further, the 
appointment of Ms. Shobha Nijhawan shall be subject to the outcome of disciplinary proceeding pending 
against Ms. Manju Khanna, Senior Judicial Assistant . In case the disciplinary proceedings are concluded in 
favour of Ms. Manju Khanna, and if on opening the sealed cover containing the findings in regard to her 
suitability for appointment to the post of Admn. Officer ( Judl.)/Court Master, she is found fit for appointment 
to the post of Admn. Officer (Judl.)/ Court Master and if no vacancy is available, Ms. Shobha Nijhawan shall 
stand reverted to her substantive post of Senior Judicial Assistant. 


P.C. JAIN , Registrar (Estt. ) 


... 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


